CRORE 
AHR 


ACCURACK 


M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

14 श्रावण 1936 ( श०) 
संख्या 359 राँची , मंगलवार 

5 अगस्त , 2014 ( ई० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
1 अगस्त , 2014 


संख्या- खनि (विविध )-30/ 2013 -1607--एम, राँची , झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन ) 
नियमावली , 2014 के नियम - 34D के प्रावधान के तहत निम्नलिखित डिग्रीधारी खनन अभियंताओं, 
डिप्लोमाधारी खनन अभियंताओं एवं भू-विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को लघु खनिज का माईनिंग प्लान 
अनुमोदन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है: 


डिग्रीधारी खनन अभियंताओं के नाम एवं पदनाम : 


नाम 


पदनाम 


योग्यता 


अनुभव 


| श्री बी . बी सिंह 


प्रभारी निदेशक, खान 


05 वर्ष से 


खनन अभियंत्रण में 
डिग्री 


अधिक 


| 2 


श्री एस आई मिंज 


अपर निदेशक, खान ( मु. ) 


खनन अभियंत्रण में | 05 वर्ष से 
डिग्री 

अधिक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 5 अगस्त , 2014 


| 3 


श्री भी एन बैठा 


अपर निदेशक , खान राँची 


खनन अभियंत्रण में 
डिग्री 


05 वर्ष से 
अधिक 


श्री शंकर कुमार सिन्हा | उप निदेशक, खान , हजारीबाग खनन अभियंत्रण में | 05 वर्ष से 

डिग्री 

अधिक 


श्री बद्री प्रसाद 


उप निदेशक, खान , कोल्हान 
अंचल, चाईबासा 


खनन अभियंत्रण में 
डिग्री 


05 वर्ष से 
अधिक 


श्री राधा रमण 


खनन अभियंत्रण में 


उप निदेशक , खान (मु) - सह - 
उप निदेशक, खान , पलामू 


05 वर्ष से 
अधिक 


डिग्री 


7 


श्री मुकुल प्रसाद 


उप निदेशक , खान , राँची 


05 वर्ष से 


खनन अभियंत्रण में 
डिग्री 


अधिक 


| श्री कमलेश्वरी दास 


उप निदेशक, खान, धनबाद 


खनन अभियंत्रण में 05 वर्ष से 
डिग्री 

अधिक 


श्री अशोक कुमार मण्डल उप निदेशक, खान, दुमका 


खनन अभियंत्रण में | 05 वर्ष से 
डिग्री 

अधिक 


| श्री अशोक कुमार रजक जिला खनन पदाधिकारी , 

साहेबगंज 


खनन अभियंत्रण में 
डिग्री 


05 वर्ष से 
अधिक 


डिप्लोमाधारी खनन अभियंताओं का नाम एवं पदनाम : 


क्र 


नाम 


पदनाम 


योग्यता 


अनुभव 


श्री कैलाश रजक 


10 वर्ष से 


जिला खनन पदाधिकारी , 
जामताड़ा 


| खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


अधिक 


| 2 


श्री फेकू राम 


जिला खनन पदाधिकारी , 
कोडरमा 


खनन अभियंत्रण में 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 5 अगस्त, 2014 


13 


श्री रत्नेश कुमार 
वर्णवाल 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, गोड्डा 


खनन अभियंत्रण में 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


| श्री उपेन्द्र नारायण सिंह प्रभारी सहायक खनन 

पदाधिकारी, गिरिडीह 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


5 


श्री कपिल देव प्रसाद 


| प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी , खूटी 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


6 


श्री रविन्द्र नाथ रवि 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी , सिमडेगा 


खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


10 वर्ष से 
अधिक 


7 


श्री मदन मोहन सिंह 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, गढ़वा 


खनन अभियंत्रण में 10 वर्ष से 
डिप्लोमा | अधिक 


8 


श्री चिन्तामणि महतो 


| प्रभारी सहायक खनन खनन अभियंत्रण में 
पदाधिकारी, पलामू मेदनीनगर डिप्लोमा 


10 वर्ष से 
अधिक 


| श्री नारायण राम 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, हजारीबाग 


खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


10 वर्ष से 
अधिक 


| 10 


श्री सुरेश शर्मा 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, दुमका 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


11 


10 वर्ष से 


श्री सच्चिदानन्द सिंह । | प्रभारी सहायक खनन खनन अभियंत्रण में 

पदाधिकारी, अपर निदेशक , डिप्लोमा 
खान, कार्यालय राँची 


अधिक 


| 12 


10 वर्ष से 


श्री दिलीप कुमार तांती प्रभारी सहायक खनन 

पदाधिकारी, लोहरदगा 


खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


अधिक 


13 


श्री योगेन्द्र बड़ाईक 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी , राँची 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 5 अगस्त , 2014 


| 14 


श्री भोला हरिजन 


10 वर्ष से 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, चतरा 


खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


अधिक 


15 


श्री बाबूलाल रजक 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी , बोकारो 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


| 16 


श्री विभूति कुमार 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, पाकुड़ 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


| 17 श्री संजय कुमार शर्मा 


| प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, रामगढ़ 


खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


10 वर्ष से 
अधिक 


18 


श्री रामनाथ राय 


प्रभारी सहायक खनन 

खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
पदाधिकारी , उप निदेशक, खान डिप्लोमा 

अधिक 
का कार्यालय , धनबाद 


| 19 


श्री विशेश्वर राम 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, लातेहार 


खनन अभियंत्रण में 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


20 


श्री नन्ददेव बैठा 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, चाईबासा 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


21 


श्री राजेश एफ लकड़ा 


| प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, गुमला 


खनन अभियंत्रण में 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


| 22 


श्री अजीत कुमार 


प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, चाईबासा 


खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


10 वर्ष से 
अधिक 


० 


| श्री प्रदीप कुमार साह 


| प्रभारी सहायक खनन 
पदाधिकारी, धनबाद 


खनन अभियंत्रण में 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


24 


श्री निरंजन प्रसाद 


खान निरीक्षक, जिला खनन 
कार्यालय, जमशेदपुर 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 5 अगस्त, 2014 


| 25 


श्री रामनरेश सिंह 


खान निरीक्षक , जिला खनन । 
कार्यालय, हजारीबाग 


खनन अभियंत्रण में 
डिप्लोमा 


10 वर्ष से 
अधिक 


26 


श्री महेन्द्र प्रसाद 


खान निरीक्षक, जिला खनन 
कार्यालय, चाईबासा 


खनन अभियंत्रण में | 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


27 


श्री दरोगा राय 


10 वर्ष से 


खान निरीक्षक , जिला खनन खनन अभियंत्रण में 
कार्यालय, रामगढ़ ( अतिरिक्त डिप्लोमा 
प्रभार चतरा) 


अधिक 


| 28 


श्री राजाराम प्रसाद 


निरीक्षक , जिला खनन 
कार्यालय, धनबाद 


खनन अभियंत्रण में 10 वर्ष से 
डिप्लोमा 

अधिक 


भू -विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी का नाम एवं पदनाम : 


क्र 


नाम 


पदनाम 


योग्यता 


अनुभव 


डॉ जय प्रकाश सिंह 


निदेशक , भूतत्व 


| 8 वर्ष से 


भू-विज्ञान में 
स्नातकोत्तर डिग्री 


अधिक 


श्री निर्मल कुमार सिंह 


उप निदेशक, वेधन 


भू -विज्ञान में 
स्नातकोत्तर डिग्री 


8 वर्ष से 
अधिक 


श्री विजय कुमार ओझा उप निदेशक , वेधन 


भू-विज्ञान में 8 वर्ष से 
स्नातकोत्तर डिग्री अधिक 


श्री शरद कुमार सिन्हा 


उप निदेशक, भूतत्व 


भू -विज्ञान में 8 वर्ष से 
स्नातकोत्तर डिग्री अधिक 


श्री आशुतोष प्रसाद 


उप निदेशक, भूतत्व 


भू -विज्ञान में 8 वर्ष से 
स्नातकोत्तर डिग्री अधिक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 5 अगस्त, 2014 


श्री मनोज कुमार 


| सहायक निदेशक , भूतत्व 


| भू-विज्ञान में | 8 वर्ष से 
स्नातकोत्तर डिग्री अधिक 


श्री ललित कुमार 


भूतत्ववेत्ता 


भू -विज्ञान में 8 वर्ष से 
स्नातकोत्तर डिग्री अधिक 


श्री अरूण कुमार 


भूतत्ववेत्ता 


भू -विज्ञान में 8 वर्ष से 
स्नातकोत्तर डिग्री अधिक 


श्री रत्नेशसिन्हा 


सम्प्रति सहायक खनन 
पदाधिकारी, सरायकेला 
खरसावा 


भू-विज्ञान में 

8 वर्ष से 
स्नातकोत्तर डिग्री अधिक 


माईनिंग प्लान को अनुमोदन करने हेतु उपर्युक्त पदाधिकारियों/ खान निरीक्षकों में निहित शक्तियाँ उनके 
हटाये जाने/निलंबन / सेवानिवृत्त/ त्याग पत्र दिए जाने से स्वत: समाप्त हो जाएगी । 

उपर्युक्त सभी पदाधिकारीगण विभिन्न अधिनियम , नियमावली एवं इस संबंध में विभाग द्वारा निर्गत 
दिशा-निर्देश का पालन करेंगे । वे त्वरित गति से माईनिंग प्लान को अनुमोदित करेंगे, जिसमें सात दिनों से 
अधिक समय नहीं लगे । आगे उपर्युक्त पदाधिकारीगण प्रत्येक माह की पाँचवीं तारीख तक पिछले माह में 
माईनिंग प्लान को अनुमोदित करने एवं लम्बित रहने की संख्या की मासिक विवरणी खान एवं भूतत्व विभाग में 
दाखिल करेंगे । 

माईनिंग प्लान के अनुमोदन हेतु आवेदन निदेशक, खान को समर्पित किए जायेंगे, तत्पश्चात् विभाग के 
निदेशों के अनुसार वे उपर्युक्त संबंधित पदाधिकारियों में वितरित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आनन्द मोहन ठाकुर, 
सरकार के उप सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 359 - 50 | 


